सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1937 ( श० ) 


3 


संख्या 5 8 1 राँची, सोमवार , 


21 दिसम्बर , 2015 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 

2 दिसम्बर, 2 0 15 
संख्या. 5 / आरोप -1.351 2 015 का . 10 18 1.. श्री देवराज गुप्ता , झा०प्र०से० ( तृतीय 
बैच, गृह जिला. दुमका), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिरणपुर , पाकुड को परिवादी श्री 
उत्तम कुमार दास से 2 0 00 0 / - ( बीस हजार ) रूपये घूस लेते हुए निगरानी के टीम 
द्वारा दिनांक 25 जून , 2 0 15 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं न्यायिक हिरासत में 
भेजे जाने के कारण इन्हें विभागीय आदेश सं०. 7932 , दिनांक 31 अगस्त , 20 15 द्वारा 
असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49 
क -(2 ) ( क ) के तहत् दिनांक 25 जून, 2015 के प्रभाव से अगले आदेश तक के निलंबित 
किया गया है । 


2 . विषयगत आरोपों हेतु विधि ( न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०. 
12 1/ जे० , दिनांक 16 अक्टूबर , 2 0 15 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 21 दिसम्बर, 2015 
3. श्री गुप्ता को असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
1930 के नियम-49 ( क) ( 1) ( क) एवं ( ख) के तहत् न्यायिक हिरासत से जमानत पर 
मुक्त होने की तिथि दिनांक 12 अक्टूबर , 2015 से अगले आदेश तक पुनः निलंबित 
किया जाता है । 


4. निलंबन अवधि में श्री गुप्ता को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के 
अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय 
आयुक्त का कार्यालय , संथाल परगना प्रमंडल , दुमका निर्धारित किया जाता है । 


5 . इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय दर्ज थाना कांड के 
अंतिम फलाफल के आधार पर लिया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 58 1 - 50 | 


